रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) (04 /0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD. No.G- 3/ DL ( N) -04/ 0009/ 2003-05 


दिल्ली राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 22 ] 


दिल्ली , जुलाई 5-~-जुलाई 11 , 2013 , बृहस्पतिवार / आषाढ़ 14 - आषाढ़ 20 , 1935 
DELHI , JULY 5 -JULY II , 2013, THURSDAYIASHADHA 14 --- ASHADHA 20 , 1935 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 77 

[ N.C.T.D. No. 77 


No. 22 ] 


भाग... JV 
PART - IV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications ofDepartments ofthe Government of the NationalCapital Territory of Delhiother than 

Notifications included in Part- 1 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


- 


राजस्व विभाग 

REVENUE DEPARTMENT 
( मंडलायुक्त कार्यालय ) 

( Office of the Divisional Commissioner ) 
अधिसूचना 

NOTIFICATION 
दिल्ली , 3 जुलाई, 2013 

Delhi, the 3rd July, 2013 
सं . एफ 1 तहसील ( मुख्यालय )/राज./2013/236. 

No. F1 Teh (HQ )/Rev./2013/236.- In exercise of 
नियमों के निम्न प्रारूप जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 

the 

power conferred on him under Section 46 of The East 
उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू पूर्वी पंजाब जोत Punjab Holdings ( Consolidation and Prevention of 
( चकबंदी एवं विखंडन एवं रोकथाम ) अधिनियम , 1948 ( 1948 

Fragmentation ) Act, 1948 ( East Punjab Act, 50 of 1948 ) as 
का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50 ) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

in force in the National Capital Territory of Delhi, the 
का प्रयोग करते हुए , दिल्ली जोत ( चकबंदी एवं विखंडन 

Lieutenant Governor of the National Capital Territory of 
रोकथाम ) नियमावली , 1959 के निम्नलिखित नियमों को पुन : 
संशोधित करते हैं । 

Delhi, is pleased to amend the following rule of Delhi 

Holdings ( Consolidation and Prevention of 
नियम 

Fragmentation) Rules 1959, namely: - 
1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.-(i), इन नियमों की 

Rules 
दिल्ली जोत( चकबंदी एवं विखंडन रोकथाम ) संशोधन नियमावली , 

1. Short title and commencement. - These rules inay 
2013 कहा जाए । 

be called the Delhi Holdings (Consolidation and 
ये सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से Prevention of Fragmentation ) Amendment Rules, 2013 . 
प्रभावी होंगे । 

2. Ainendment of rule 6. — In rule 6 of the Delhi 
2. नियम 6 का संशोधन....- दिल्ली जोत ( चकबंदी एवं Holdings ( Consolidation and Prevention of 
विखंडन रोकथाम )नियमावली 1959 के नियम 06 की धारा ( जे ) Fragmentation ) Rules, 1959 in clause (j), sub -clause ( v ) 
की उपधारा ( वी ) को रद्द समझा जाए । 

shall be omitted . 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

By Order and theName of the 
आदेश तथा उनके नाम पर , 

Lt. Governor of the National 
सचिव 

Capital Territory of Delhi, 

DHARAM PAL, Secy. 
3066DG/ 2013 

( 73 ) 


धर्म पाल , 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


